रजिस्ट्री संडी एल - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


भारत का राजपत्र 


सत्यमापते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 -- उप - खण्ड ( ) 
PARTI - Section 3 .- Sub -section (1) 

शाधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 2001 / आश्विन 3, 1923 
NEW DELHI, TUESDAY , SEPTEMBER 25, 2001/ASVINA 3, 1923 


- 


से . 483 ] 
No. 483 ] 


% AD 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 


( आर्थिक कार्यविभाग ) 


( बैंकिग प्रभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 25 सितम्बर , 2001 
का . आ . 694 ( अ ). - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक , अधिनियम, 1989 ( 1989 का 39 ) की धारा 4ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करने के बाद केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा, 30 जून, 2001 को उस तारीख के रूप में निर्धारित 
करती है, जिसमें लघु उद्योग बैंक के पांच करोड़ रु. के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर, जिनमें विकास बैंक द्वारा अंशदान किया गया है, निम्नलिखित 
संस्थाओं को उनके नाम के आगे उल्लिखित अनुपात में 30 रु. ( तीस रु. ) प्रति शेयर के हिसाब से अन्तरित एवं उममें निहित मामे जाएंगे : 


क्रमांक 


बैंक/ संस्था का नाम 


शेयरों की संख्या 


1. भारतीय जीवन बीमा निगम 

4,00, 00,000 
___ 2. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 

1, 00 , 00, 000 

[ फा. सं. 17 ( 11 ) 2000 - आई एफ . II ] 

यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

(BANKING DIVISION ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th September, 2001 
S. O . 694 (E ). - In exercise of the powers conferred by Section 4B of the Small Industries Development Bank of 
India Act, 1989 (39 of 1989 ) and after consultation with Industrial Development Bank of India; the Central Government 
hereby specifies the 30th June , 2001 as the date of which five crore fully paid up cquity shares of Small Industries Bank , 


2976G1/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(6)] 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- Mira 


which had been subscribed by the Development Bank , shall stand transferred to and vested in the following Institutions in 
the proportion mentioned against their names at a consideration ofRs. 30 (Rs. Thirty ) per share : 


- -- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


H 


H 


. 


$ 1, No. Name of Bank Institution 

Number of shares 
Life Insurance Corporation of India 

4, 00,00, 000 
National Bank for Agricultural and Rural Development 

1 ,00 ,00,000 

[ F. No. 17(11) 2000-TE. II ] 

U. K . SINHA, Jt. Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 सितम्बर , 2001 
का . आ . 695 ( अ ). - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 ( 1989 का 39 ) की धारा 4ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करने के बाद केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा , 31 मार्च, 2001 को उस तारीख के रूप में निर्धारित 
करती है, जिसमें लघु उद्योग बैंक के अठारह करोड़ रु. के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर, जिनमें विकास बैंक द्वारा अंशदान किया गया है, निम्नलिखित बैंकों 
एवं संस्थाओं को उनके नाम के आगे उल्लिखित अनुपात में 30 रु. ( तीस रु.) प्रति शेयर के हिसाब से अन्तरित एवं उनमें निहित माने जाएंगे : 
क्रमांक बैंकासंस्था का नाम 

शेयरों की संख्या 
जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया 

40 ,00 ,000 
न्यू इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड . 

40 ,00, 000 
नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड 

40 ,00, 000 
यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लि . 

40 , 00, 000 
ओरियंटल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड 

40, 00 ,000 
इन्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया 

50 , 00, 000 
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 

50 , 00 , 000 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 

4, 20, 00, 000 
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 

40 ,00 , 000 
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 

30, 00 ,000 
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर 

20, 00,000 
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर 

20, 00 ,000 
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 

10, 00,000 
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 

10, 00, 000 
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर 

10, 00,000 
बैंक ऑफ बड़ौदा 

1, 25, 00,000 
केनरा बैंक 

1, 05 ,00, 000 
पंजाब नेशनल बैंक 

1 ,15, 00, 000 
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 

80, 00 ,000 
बैंक ऑफ इंडिया 

95,00, 000 
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 

60, 00 ,000 
इंडियन ओवरसीपा बैंक 

30 , 00 , 000 
सिंडिकेट बैंक 

40, 00 ,000 
ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स 

60,00,000 
इलाहाबाद बैंक 

40,00,000 


[ भाग 1 - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


बैंक/ संस्था का नाम 


शेयरों की संख्या 


20, 00 ,000 
50, 00, 000 


20, 00, 000 
20, 00,000 


युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 
कारपोरेशन बैंक 
देना बैंक 
बैंक ऑफ महाराष्ट्र 
आन्ध्रा बैंक 
विजया बैंक 
पंजाब एवं सिंध बैंक 
यूको बैंक 


20, 00, 000 


10,00, 000 


20, 00, 000 


20, 00, 000 


18,00 ,00,000 
उपर्युक्त बैंक एवं संस्थाएं लघु उद्योग बैंक द्वारा 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च, 2001 को उनको अन्तरित 
एवं उनमें निहित माने गए शेयरों पर एक दिन का घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार होंगे । 

[ फा . सं. 17 ( 11 ) 2000 - आई एफ - II ( i ) ] 

यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th September, 2001 
S. O . 695(E ). - In exercise of the powers conferred by Section 4B of the Small Industries Development Bank of 
India Act, 1989 (39 of 1989 ) and after consultation with Industrial Development Bank of India, the Central Government 
hereby specifies the 31st, March , 2001 as the date on which eighteen crore fully paid up equity sharc of Small Industries 
Bank , which had been subscribed by the Development Bank , shall stand transferred to and vested in the following Banks 
and Institutions in the proportion mentioned against their names at a consideration of Rs. 30 (Rs. Thirty ) per share : 


Name of Bank / Institution 


Si. 
No . 


Number of shares 


General Insurance Corporation of India 
New India Assurance Company Limited 
National Insurance Company Limited 
United India Insurance Company Limited 
Oriental Insurance Company Limited 
Industrial Investment Bank of India 
Export Import Bank of India 
State Bank of India 
State Bank of Hyderabad 
State Bank of Patiala 
State Bank of Travancore 
State Bank of Bikaner and Jaipur 
State Bank of Mysore 
State Bank of Saurashtra 
State Bank of Indore 
Bank ofBaroda 
Canara Bank 


40,00, 000 
40,00,000 
40,00, 000 
40,00 ,000 
40,00 ,000 
50,00,000 

50, 00, 000 
4, 20,00,000 

40,00,000 
30,00,000 
20, 00, 000 
20,00,000 
10,00,000 
10, 00,000 

10, 00,000 
1, 25,00,000 
1,05,00,000 


10. 
11 . 
12. 


13. 


15. 


17 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - Sec . 3 (1)] 


S1. 
No. 


Name of Bank / Institution 


Number of shares 


Punąjab National Bank 
Central Bank of India 
Bank of India 
Union Bank of India 
Indian Overseas Bank 
Syndicate Bank 
OrientalBank of Commerce 
Allahabad bank 
United Bank of India 
Corporation Bank 
Dena Bank 
Bank of Maharashtra 
Andhra Bank 
Vijaya Bank 
Punjab & Sindh Bank 
UCO Bank 


1,15 , 00,000 

80,00 ,000 
95, 00 ,000 
60, 00 ,000 
30,00 ,000 
40, 00 ,000 
60,00 ,000 
40, 00 ,000 
20,00,000 
50 , 00 ,000 
20 ,00 ,000 
20 ,00,000 
20,00 ,000 
10,00,000 
20,00,000 
20,00 ,000 


27. 
28 . 


31. 
32. 
33 . 


TOTAL : 

18,00 ,00 ,000 
The Banks and Institutions mentioned herein above shall be cntitled to receive diviend declared by the Small Insdustries 
Bank for Financial Year ended March 31 , 2001 for one day on the shares deemed to have been transferred and vested in them 
on March 31, 2001. 

[F.No. 17 (11) 2000 - IF -I (1)] 

U . K . SINHA, Jt . Socy. 


